. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़, 1940 ( श० ) 


संख्या- 614 


राँची, शुक्रवार 


22 जून , 2018 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
21 जून , 2018 


संख्या -5/ स . भू लाते.(नेतरहाट )- 03 /14-2640 ( 5)/ रा.,-- 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 


झारखण्ड , पो०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19 जून, 2018 में मद सं.-14 के रूप में लिये गये 
निर्णय के आलोक में लातेहार जिला के महुआडांड़ अंचल अंतर्गत ग्राम- बृजिया टोली , 
थाना सं.-82 खाता नं.-38 , हाल खेसरा-785, कुल रकबा-1.06 एकड़ में अवस्थित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 22 जून , 2018 
" शैले हाऊस " को पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को 
हस्तांतरित करने के संबंध में | 


आदेशः - 


स्वीकृत । 


इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि पर्यटन विभाग द्वारा उसे एक वर्ष के 
अंदर उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में शैले हाउस स्वतः राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग को वापस हो जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 614 -- 50 


